P - 33004/99 


RED . NO DL -33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


... 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . . 

भामा - खण्ड 1 
PART 1 Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


.. 


सं . 234 ] 
No. 234 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , अगस्त 30, 2005 / भाद्र 8, 1927 
. NEW DELHI , TUESDAY , AUGUST 30 , 2005/BHADRA 8, 1927 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद 
. ( विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 

संकल्प 

नई दिल्ली , 1 अगस्त , 2005 
सं. सीओ/ आईएन /ए. 01 / 2005 . - विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचार एवं लोकप्रियकरण के 
उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता प्रदान करने हेतु पुरस्कार की योजना के कार्यान्वयन से 
संबंधित पहले की राजपत्र अधिसूचना सं .- सीओ/ आईएन / जे 03/ 87 ( भाग | खण्ड ), 
दिनांक 11 जून, 1988 तथा उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या सीओ- आईएन/ए 02 /93, 
दिनांक 10 सितंबर, 1993 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नई अधिसूचना जारी 
की जाती है : 


1 . योजना का नामः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन योजना । . . . 


2. उद्देश्यः इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार एवं लोकप्रियकरण 

और जनता के बीच वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अभिरूचि के सम्पोषण के क्षेत्रों 
को प्रोत्साहनों, उच्च स्तर के कार्यों के माध्यम से अभिप्रेरित और प्रोत्साहित 
करना है । 


3. पुरस्कार इस योजना के अंतर्गत छ पुरस्कार होंगे: . . 


3.1 विज्ञान और प्रोद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 

(नाम संशोधित ): यह पुरस्कार पिछले पांच वर्षों के दौरान विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के संचार में उत्कृष्ट कार्यों तथा/ अथवा ऐसी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का 
संवर्धन करने जिसका देश में व्यापक प्रभाव पड़ा हो, के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों 


2581 G / 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTI - SEC . 1 ] 


- - 


के लिए किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में 
2,00,000 / - रुपये ( दो लाख रुपये) की नकद राशि , एक स्मृति चिह्न और 
प्रशस्ति पत्र शामिल हैं । ( पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है ।) 


3.2 पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट 

प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः यह पुरस्कार पिछले पांच वर्षों के दौरान 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकप्रियकरण तथा/ अथवा पुस्तकों, पत्रिकाओं, 
इंटरनेट आदि के माध्यम से वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोन्नत करने के उत्कृष्ट 
प्रयासों के लिए किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को प्रदान किया जाता है । 
पुरस्कार में 1, 00,000/- रुपये ( एक लाख रुपये) की नकद राशि , एक स्मृति 
चिह्न और प्रशस्ति पत्र शामिल हैं । ( पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है।) 


... 


. 


.. 


...... 


... 


-........... 


3. 3 बच्चों के बीच विज्ञान और प्रोद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयास के 

लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः यह पुरस्कार पिछले पांच वर्षों के दौरान बच्चों के बीच 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण तथा/ अथवा बच्चों के बीच ऐसी वैज्ञानिक 
प्रवृत्ति का संवर्धन करने जिसका देश में व्यापक प्रभाव पड़ा हो , के क्षेत्र में 
उत्कृष्ट कार्य के लिए किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को प्रदान किया जाता है । 
पुरस्कार में 1, 00 , 000/ - रुपये ( एक लाख रुपये ) की नकद राशि , एक स्मृति 
चिह्न और एक प्रशस्ति पत्र शामिल हैं । ( पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है। ) 


3.4 लोकप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य के अनुवाद में उत्कृष्ट प्रयास के 
लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः ( नया) यह पुरस्कार पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रीय 
भाषाओं में और उनसे लोकप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य के अनुवाद में 
उत्कृष्ट कार्य के लिए किसी व्यक्तिगत पत्रकार अथवा किसी संस्थान को प्रदान 
किया जाता है। पुरस्कार में 1,00, 000/- रुपये ( एक लाख रुपये) की नकद 
राशि , एक स्मृति चिह्न और एक प्रशस्ति पत्र शामिल हैं । ... 


3. 5 प्रिंट मीडिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के लिए 

राष्ट्रीय पुरस्कारः ( नया ): यह पुरस्कार पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रिंट मीडिया 
के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में और/ अथवा वैज्ञानिक वातावरण 
के प्रोन्नयन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किसी व्यक्तिगत संवाददाता अथवा 
किसी संस्थान को प्रदान किया जाता है । इस पुरस्कार में 1,00, 000/ - रुपये 
( एक लाख रुपये ) की नकद राशि , एक स्मृति चिह्न और एक प्रशस्ति पत्र 
शामिल हैं । 


. 


. 


.. 


.. 


... 


.... 


. 


[ भाग ! - खण्ड ! ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


...... -- -- - - -- -....--- -- - - - 


3.6 इलैक्ट्रानिक मीडियम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के 
लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः ( नया): यह पुरस्कार विचाराधीन अवधि के दौरान रेडियो 
और/ अथवा टेलीविजन मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में 
और/ अथवा वैज्ञानिक वातावरण के प्रोन्नयन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किसी 
व्यक्तिगत संवाददाता अथवा किसी संस्थान को दिया जायेगा । इस पुरस्कार में 
1, 00 , 000/ - रुपये (एक लाख रुपये ) की नकद राशि , एक स्मृति चिह्न और 
एक प्रशस्ति पत्र शामिल हैं । 


..... 


"" 


"" 


" 


" 


" 








"-...- 


... 


. 


4 . यह स्कीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली 
110016 स्थित राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा कार्यान्वित की 
जाएगी । 


5. प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रमुखों, व्यावसायिक विज्ञान एवं 
इंजीनियरिंग सोसाइटियों के अध्यक्षों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, अनुसंधान 
प्रयोगशालाओं के निदेशकों , केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागाध्यक्षों, विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी आधारित स्वयंसेवी संगठनों और संचारकों की पंजीकृत समितियों के 
अध्यक्षों जिन्हें मीडिया ने खुले विज्ञापनों के माध्यम से पूर्ववर्ती वर्षों में इन पुरस्कारों 
से नवाजा हो , से निर्धारित प्रपत्रों में नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं । पुरस्कारों की 
घोषणा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर की जाती है तथा पुरस्कार 
सार्वजनिक समारोह में दिए जाते हैं । 


6 . योग्यता मानदण्ड 
क ) यह स्कीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को छोड़कर 
निवासी भारतीय नागरिकों / संस्थानों के लिए खुली है । 
ख ) सीधे आवेदनों अथवा स्व - नामांकनों पर विचार नहीं किया जाता। नामांकन 
केवल निर्धारित प्रपत्र में ही दिए जा सकते हैं । 
ग ) पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार के पुनः विचार हेतु पांच वर्षों की अवधि के पश्चात् 
ही योग्य होंगे । 


7 . 


सामान्य शर्ते 


.. यह शर्ते उपर्युक्त मानदण्डों के अतिरिक्त हैं : 


7. 1 (i) 


इन पुरस्कारों के लिए पूर्ववर्ती अवसरों पर प्राप्त प्रविष्टियां, पुरस्कार से 
संगत नयी उपलब्धियों) के बिना स्वीकार्य नहीं होंगी । 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEc. 1] 


MA 


( ii ) 


इन पुरस्कारों के लिए विगत पांच वर्षों के उत्कृष्ट कार्य, प्रयासों और 
उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा । 
ऐसे चयन के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वालों तथा शासी नियमों को 

तैयार करने हेतु सरकार के पास पूर्ण अधिकार होंगे । 
(iv) किसी भी रूप में सिफारिश /पक्ष प्रचार को अयोग्यता माना जाएगा । 
( v ) पुरस्कार प्राप्त करने वालों अथवा चयन पद्धति के संबंध में किसी भी 

पत्राचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 


7. 2 


पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयनः 


सुविख्यात व्यक्तियों को शामिल कर गठित की गई समिति ( यों ) द्वारा पुरस्कारों 
के लिए नामों की सिफारिश की जाएगी। 


अध्यक्ष प्रत्येक मामले में चयन की सुविधा के लिए जहां आवश्यक हो 
अतिरिक्त सलाह के लिए अन्य विशेषज्ञों को शामिल कर सकते हैं अथवा 
दूसरे सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं । 


(chi ) लिए गए निर्णय सभी तरह से अंतिम और बाध्यकारी होंगे और उनके संबंध में 

किसी प्राधिकारी से कोई अपील नहीं की जा सकती। 


(iv) समिति यदि उचित समझे तो पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति अथवा किसी 

संस्था के नाम की सिफारिश कर सकती है, भले ही उस व्यक्ति अथवा संस्था 
को इसके लिए नामित न किया गया हो । 


यदि कोई सदस्य किसी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अथवा 
मनोनयनकर्ता है तो वह उस वर्ष के लिए उस पुरस्कार हेतु समिति का सदस्य 
नहीं रह सकता। 


( vi ) समिति ( यों ) का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्षों के लिए अथवा पुनर्गठन होने 

तक होगा । 


8 . पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को डाक द्वारा तथा चुने हुए समाचार पत्रों में घोषणाओं के 
माध्यम से सूचित किया जाएगा । 


( MIQUE 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9. इस योजना के तहत दिए जाने वाले नकद पुरस्कार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के 
47 479c vell 199 /3/88 -311ă ( 931 ) feria 7 H , 1988 3THR 
3140 A 1961 ER - 10 (1705 ) Ea 311407 401 


10. राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के पास जब कभी भी वह 
आवश्यक समझे , इस योजना को संशोधित करने का अधिकार है । 


Fiata ta , tegen efa ( ART) 


ence and Technology ) . . 


.. 


. . 


. 


· MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
NATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMUNICATION 
. . 

. 
. . (Department of Science and Technology ) . . 

: RESOLUTION 

New Delhi, the 1st August, 2005 
No. CO / IN /A 01/2005. in super session of the earlier gazette notification dated : June 11 , 
1988 , No: CONTJOB /87 (Part I, Section 1) and subsequent O . M . No: CONNA02 /93 , dated : 
September 10 , 1993 conceming implementation of a scheme, of award to recognize 
outstanding efforts in communication and popularization of science and technology . 
Following fresh notification follows: 
i. Name of the Screme: Scierne for promoting Science & technology 

communication . 
2. Objectives: The scheme aims at stimulating and encouraging through incentives, high 

quality work in the areas of science and technology communication and 

popularization and nurturing of scientific and technological temper among people . 
3. Awards: Under this scheme there will be six awards: 


3 .1 National Award for Outstanding Effort in Science & Technology Communication 

(Name amended ): This award is presented to an individual or an institution for 
outstanding work in communication of science and technology andor promoting of 
scientific temper which had the widest impact in the country during the past five years . 
The award consists of Rs. 2 , 00 ,000 /- (Rupees Two Lakhs) in cash , a memento and a 
citation (Award money enhanced ). 


3 .2 National Award for Outstanding Effort in Scionce & Technology Communication 

through Books and Magazines : This award is presented to an individual or an 
institution for outstanding efforts in popularization of science & technology and / or 
promoting scientific temper through books, magazines, Internet, etc , during the past five 
years . The award comprises Rs. 1,00 ,000 += (Rupees One Lakh ) in cash , a memento and 
a citation (Award money enhanced ) 


..... 


. 


.. 


3.3 National Award for Outstanding effort in Science & Technology Popularization 

among Children : This award is presented to an inctividual or an institution for 
outstanding work in popularization of science & technology and /or promotion of scientific 
temper among children which had the widest impact in the country during the past five 
years . The award consists of Rs. 1,00 ,000/- (Rupees One Lakh ) in cash , a momento 
and a citation (Award money enhanced ) 


258 ! Ç72605 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTI_ SBc . 11 


3.4 National Award for Outstanding Enort in Translation of Popular Science & 

Technology Literature : (New ) This award is presented to an individual journalist or an 
institution for outstanding work in translating popular science and technology literature in 
and from regional languages during the past five years. The award consists of 
Rs.100 ,000 /- (Rupees One Lakh ) in cash , a momento and a citation . . 


3 .5 National Awards for Outstanding Effort in Science and Technology Communication 

in the Print Medium : (New ) This award will be presented to an individual correspondent 
or an institution for outstanding efforts in communication of science & technology and /or 
promotion of scientific temper through print media during the past five years . The award 
comprises Rs. 1 ,00 , 000 /= (Rs. One Lakh ) in cash , a memento and a citation . 


3.6 National Award for Outstanding Effort in Science and Technology Communication 

in Electronic Medium : (New ) This award will be presented to an individual 
correspondent or an institution for outstanding efforts in communication of science & 
technology and /or promotion of scientific temper through radio and/ or television media 
during the period under consideration . The award comprises Rs. 1,00 , 000 /= (Rs. One 
Lakh ) in cash , a memento and a citation . 


4 . The scheme will be implemented by National Council for Science & Technology 
Commurication (Rashtriya Vigyan Evam Procyogiki Sanchar Parishad ), Department of 
Science & Technology, New Mehrauli Road , New Delhi- 110016 , 


5 . Every year nominations are invited in prescribed format from heads of national 
science academies , Presidents of professional science & engineering societies , Vice 
Chancellors of Universities, Directors of research . laboratories, Heads of Departments in 
central and state governments , Chairmen of registered societies of S & T based voluntary 
organizations and communicators who have been honoured with these awards in previous 
years through open advertisements in media . The prizes are announced each year on 
occasion of the National Science Day and are presented in a public function . 
6 . Eligibility Criteria 
a . This scheme is open to resident Indian citizens/institutions registered in India , except 
those individuals who are employed in the Department of Science and Technology . 
b . Direct applications or self-nominations are not considered . Nominations can be made only 
in the specified format. 
c . Laureates of the awards will be eligible for reconsideration after a period of five years. 


7 . GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
These are in addition to the eligibility criteria mentioned above : . 
7 .10 Entries received on earlier occasions for these awards will not be admissible without 

fresh accomplishment(s ) relevant to the award . 
(ii). For these awards outstanding work , efforts and achievements of the past five years 
is considered . 
(i ) The govemment wil have the sole right to select the awardees and formulate rules 

governing such selection . 
( iv ) Canvassing in any form will be a disqualification . 

(v ) No correspondence will be entertained regarding the selection of the awardees or the 
. . . selection procedure . 


7.2 Selection ofAwardees: 
0 Selection committee (s), consisting of eminent persons will recommend names for the 

awards . 


( 11- 25 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण . 


(ii) The Chairperson in each case , where necessary may associate with other experts for 

additional advice or co - opt other members to facilitate selection . 
(ii) The decisions shall be final and binding in all respects and no appeal in respect of 

them shall lie with any authority . 
( iv ) The committee may , if it deems fit, decide to recommend , the name of an individual 

or an institution for an award , even if he/ she/it has not been nominated for the same. 
(v ) If any member happens to be the nominee or nominator for any of the awards he or 

she will cease to be a member of the committee for that award for that particular year . 
(vi) Term of committee (s) would be three years normally or till reconstitution . 


8 . Awardees shall be intimated by post and through selected newspaper announcements . 


9. The cash awards under the scheme are exempt from income tax wide Central Board Of 

Direct Taxes letter F .No. 199 /3 /88 - IT (AI) dated : 7th March , 1988 under section 10 ( 17A ) of 
the Income Tax Act , 1961. 


10 . The NCSTC will have the right to modify the scheme as and when it deems fit. 


SANJIV NAIR , Jt. Secy. (Administration ) 


NU 


Printed by the Manager, Govt. of India Proar, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 . 


